शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 34 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 23 अगस्त 2019 - भाद्रपद 1, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , डोमन लाल साहू आत्मज श्री गुलाब सिंह साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी- ग्राम नवागांव , पो. 
धमधा, थाना - रानीतराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम फारशमणी साहू था जो कि उसके जन्म प्रमाण 
पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र , आधार कार्ड व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम भोमिक कुमार साहू 
( Bhomik Kumar Sahu) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरे पुत्र को भोमिक कुमार साहू आ . श्री डोमन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


फारशमणी साहू 
(Farashmani Sahu ) 
पिता - श्री डोमन लाल साहू 
निवासी - नवागांव, पो . - धमधा, 

थाना - रानीतराई , 
तहसील - पाटन, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भोमिक कुमार साहू 
(Bhomik Kumar Sahu ) 
पिता - श्री डोमन लाल साहू 
निवासी - नवागांव, पो . - धमधा, 

थाना - रानीतराई, 
तहसील - पाटन, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


219 


220 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती योगेश्वरी साहू ध. प. श्री तोरन लाल साहू उम्र 50 वर्ष, निवासी - म. नं. -440/ 43, 
आदर्श नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा 
नाम श्रीमती योगेश्वरी देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा सही नाम श्रीमती योगेश्वरी साहू है. जो कि मेरे नर्सिंग के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों 
में दर्ज है. मैं मेरे नाम को परिवर्तित कर मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती योगेश्वरी साहू ध. प. श्री तोरन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती योगेश्वरी देवी 
पति - श्री तोरन लाल साहू 
निवासी - म . नं . - 440/ 43 , 

आदर्श नगर दुर्ग , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती योगेश्वरी साहू 
पति - श्री तोरन लाल साहू 
निवासी - म . नं . - 440 / 43 , 

आदर्श नगर दुर्ग, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती अंजना विनोद, ध. प. स्व . गोविन्दन विनोद , उम्र 47 वर्ष, निवासी- जे -339 , सूर्य 
विहार कॉलोनी, सूर्या मॉल के बाजू में , जुनवानी -490020, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में 
कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में व मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में मेरा पूर्ण व सही नाम श्रीमती अंजना विनोद दर्ज है , 

पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अंजना दर्ज है जो मेरे विवाह के पूर्व का नाम है. मैं अपने पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा 
नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


किन्तु मेरे 


अतः अब मुझे श्रीमती अंजना विनोद ध. प. स्व . गोविन्दन विनोद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अंजना 
पति- स्व . गोविन्दन विनोद 
निवासी - जे -339, सूर्य विहार कॉलोनी , 

सूर्या मॉल के बाजू में , 

जुनवानी -490020, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती अंजना विनोद 

पति- स्व . गोविन्दन विनोद 
निवासी - जे -339, सूर्य विहार कॉलोनी , 

सूर्या मॉल के बाजू में , 

जुनवानी -490020, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019 


221 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रावाड़ा जानकी रमैय्या आत्मज श्री आर. एल. मूर्ति , उम्र 55 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. -31/ 
बी, सड़क नं .-2, सेक्टर-2, वार्ड नं.- 39, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आर. जानकी रमैय्या दर्ज है. जो कि मेरा लघु नाम है, जबकि मेरा पूर्ण नाम रावाड़ा 
जानकी रमैय्या है. जो कि मेरे अन्य अभिलेखों में दर्ज है. मैं मेरे नाम को परिवर्तित कर मेरा पूर्ण नाम , मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे रावाड़ा जानकी रमैय्या आ. श्री आर. एल . मूर्ति के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रावाड़ा जानकी रमैय्या 


आर. जानकी रमैय्या 
(R.Janki Ramayya ) 
पिता - श्री आर . एल. मूर्ति 
निवासी - क्वा . नं .- 31/ बी , 
सड़क नं. - 2, सेक्टर-2, 

वार्ड नं. - 39 , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


(Ravada Janki Ramayya ) 
पिता - श्री आर. एल. मूर्ति 
निवासी - क्वा . नं .- 31/ बी , 
सड़क नं. - 2, सेक्टर -2, 

वार्ड नं . - 39, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


NAME CHANGE 


It is hereby Notified for the information of all Authorities Concerned and the public that. I am Mrs. Manya 
Chhabria wife of ShriManoj Chhabria , aged about 36 years, a resident of 42/741 ,behind Ashok Travels, Katora Talab , 
Raipur, Tehsil and Dist.- Raipur (C. G.) beforeMarriage, I was known as Ravisha Thakur D /o Shri Premchand Thakur. in 
my all educational documents and other relevents documents. I have married to Mr. Manoj Chhabria on date 09-06-2011. 
. After marriage I have change my nameMrs.Manya Chhabria W /o Shri Manoj Chhabria in place of my previous name. 
I have executed this declaration to be submitted to the concerned authorities for the change of name. 


Hearafter I will be known by the name Mrs. Manya Chhabria W /o Mr. Manoj Chhabria in future for all 
purposes . 


OLD NAME 


NEW NAME 


Ravisha Thakur 
D / o- Shri Premchand Thakur 

Add.- C - 68 , Sector-5 
Tagore Nagar , Raipur 
Teh. & Dist- Raipur ( C.G. ) 


Mrs. Manya Chhabria 
W / o - ShriManoj Chhabria 

Add.42 / 741 . behind 

Ashok Travels, 
Katora Talab , Raipur, 
Teh . & Dist.- Raipur (C.G.) 


222 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ईवन लाल चन्द्राकर , आत्मज स्व . जगतराम उम्र 58 वर्ष, निवासी - क्वा. नं . -11 - सी , 
सड़क -29, सेक्टर-5, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ.यह कि मैं , भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड 
में मेरे पुत्र का नाम रजत चन्द्राकर दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरे पुत्र का पूर्ण नाम रजत कुमार चन्द्राकर है. जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व 
अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर उसके पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मेरे पुत्र को रजत कुमार चन्द्राकर आ . ईवन लाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रजत चन्द्राकर 
पिता - श्री ईवन लाल चन्द्राकर 
निवासी - क्वा . नं. - 11 - सी, सड़क -29 , 

सेक्टर -5, भिलाई नगर , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रजत कुमार चन्द्राकर 
पिता - श्री ईवन लाल चन्द्राकर 
निवासी - क्वा . नं. - 11 - सी , सड़क -29 , 

सेक्टर -5, भिलाई नगर, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अभिजीत कुमार रामटेके आत्मज श्री यशवंत राव रामटेके, उम्र 26 वर्ष, निवासी - दुर्गा 
मंदिर रोड, अयप्पा नगर, सुपेला-भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अभिजीत 
रामटेके आ . श्री यशवंत राव, जाति प्रमाण पत्र में अभिजीत कुमार रामटेके आ . यशवंत राव ( Abhijit Ramtake S/ o Shri Yashwant Rao) तथा 
बी. ई. के सर्टिफिकेट में मेरा नाम अभिजीत रामटेके आ . यशवंत राव रामटेके दर्ज है जो कि अपूर्ण व “ Ramtake ” त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा सही 
व पूर्ण नाम अभिजीत कुमार रामटेके आ. श्री यशवंत राव रामटेके है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों 
व दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे अभिजीत कुमार रामटेके ( Abhijit Kumar Ramteke ) आ. श्री यशवंत राव रामटेके ( Yashwant Rao Ramteke ) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अभिजीत रामटेके 
( Abhijit Ramtake ) 

पिता - यशवंत राव 
( S / o - Yashwant Rao ) 
निवासी- दुर्गा मंदिर रोड , 
अयप्पा नगर, सुपेला- भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


अभिजीत कुमार 

रामटेके 
( Abhijit Kumar Ramteke ) 

पिता - श्री यशवंत राव रामटेके 
( S / o - Shri Yashwant Rao Ramteke ) 

निवासी- दुर्गा मंदिर रोड, 
अयप्पा नगर , सुपेला- भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019 


223 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय सिंह सोनवानी आत्मज स्व. सन्तनु राम, उम्र 28 वर्ष, निवासी -दक्षिण वसुन्धरा नगर, 
पुराना गार्डन के पास, भिलाई -3, तहसील पाटन , जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे पिता स्व . सन्तनु राम रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा 
में कार्यरत थे, उनका देहान्त दिनांक 17-12-2016 को हो चुका है. उनके सर्विस रिकार्ड में व समस्त शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में उनका 
सही व पूर्ण नाम दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा व मेरे पिता का नाम संजय आ . संतराम, संजय सोनवानी आ . संतराम सोनवानी , 
एस. राम सोनवानी दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर सही नाम संजय सिंह सोनवानी आ . स्व . सन्तनु राम सोनवानी 
रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे संजय सिंह सोनवानी (Sanjay Singh Sonwani) आ . स्व . सन्तनु राम ( Late Santanu Ram) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संजय , संजय सोनवानी 
(Sanjay, Sanjay Sonwani) 
पिता - श्री संतराम, संतराम सोनवानी, 

एस . राम सोनवानी 
(Santram , Santram Sonwani 

S. Ram Sonwani ) 
निवासी - दक्षिण वसुन्धरा नगर, 
पुराना गार्डन के पास, भिलाई -3, 

तहसील - पाटन, 
जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


संजय सिंह सोनवानी 
( Sanjay Singh Sonwani ) 

पिता - स्व . सन्तनु राम 
( S / o- Late Santanu Ram) 
निवासी - दक्षिण वसुन्धरा नगर , 
पुराना गार्डन के पाास , भिलाई -3 , 

तहसील - पाटन, 
जिला- दुर्ग ( छ. ग .) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुरेश कुमार गजभिये, आत्मज श्री सदाशिव गजभिये, उम्र 57 वर्ष, जाति महार , निवासी 
प्लाट नं .- 101, सड़क नं.-5, वार्ड क्रं .- 08, दुर्गा नगर, कोहका, जुनवानी रोड भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम सुरेश कुमार था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व कुछ दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर, अपने नाम के साथ 
“ गजभिये ” उपनाम जोड़कर नया नाम/ उपनाम सुरेश कुमार गजभियेरख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सुरेश कुमार गजभिये आत्मज श्री सदाशिव गजभिये के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुरेश कुमार 
पिता - श्री सदाशिव गजभिये 
निवासी - प्लाट नं .- 101 , 
सड़क नं.- 5, वार्ड क्रं .- 08 , 

दुर्गा नगर, कोहका, 

जुनवानी रोड, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


सुरेश कुमार गजभिये 
पिता - श्री सदाशिव गजभिये 
निवासी - प्लाट नं . - 101 , 
सड़क नं . - 5 , वार्ड क्रं . - 08 , 

दुर्गा नगर , कोहका, 
जुनवानी रोड, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


224 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दुर्ग जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


दुर्ग , दिनांक 10 जुलाई 2019 


प्रारूप 


[ देखें नियम 5 ( 1 ) ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा लोक न्यास के 

पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ] 


क्रमांक /1821/ प्र. 2/ अ. वि. अ./2019.– यतः कि आवेदक श्रीमती विमला देवी जैन ध. प. श्री बीरचंद जैन निवासी विमला निवास 
शाप नं. 88 ए मार्केट सेक्टर -01 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा “ जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा भिलाई ट्रस्ट पता प्लाट नं. 02 ब्लाक नं . 03 
मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड 490020 तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के छ. ग. ” लोक न्यास अधिनियम 1951 
की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया 
गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 09-05-2019 को मेरे न्यायलय में विचार किया जाएगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर 
या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम व पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


“ जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा भिलाई ट्रस्ट पता प्लाट नं. 02 ब्लाक नं . 03 
मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड 490020 
तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ " 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


निरंक 


3 . 


अचल संपत्ति : 


1100-00 ( अक्षरी - ग्यारह सौ रु. मात्र ) 


खेमलाल वर्मा 
पंजीयक . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019 


225 


न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, धमतरी 


धमतरी , दिनांक 21 अगस्त 2019 


प्रारूप 


प्र . क्र . 02 B / 114/ 2018-19 


क्रमांक / 1156 / अ. वि . अ./ वा.1/ 2019.- आवेदक श्री डॉ . डायमण्ड फिलस उम्र 61 वर्ष पिता स्व . श्री थियोफिलस सिंग चर्च ऑफ 
गॉड रोड, रिसाईपारा वार्ड 39, जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ. ग.) एवं अन्य तीन द्वारा लोक न्यास ( पब्लिक ट्रस्ट ) की स्थापना करना 
चाहता है जो घोषित और संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है 


1 . 


आवेदक का नाम एवं पता 


डॉ. डायमण्ड फिलस पिता स्व . श्री थियोफिलस सिंग 
निवासी - चर्च ऑफ गॉड रोड, रिसाईपारा वार्ड 39 , 
जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ . ग. ) 


2 . 


ट्रस्ट का नाम 


ग्रेसलैण्ड फाऊण्डेशन 


3 . 


न्यास कार्यालय का नाम व पता 


ग्रेसलैण्ड फाऊण्डेशन 
C /o श्री रेजनल्ड पीटर, डाक बंगला वार्ड, धमतरी 


4 . 


न्यासीगणों का नाम व पता 


( 1 ) 


डॉ . डायमण्ड फिलस पिता स्व . श्री थियो फिलस सिंग 
निवासी - चर्च ऑफ गॉड रोड , रिसाईपारा वार्ड 39 , 
जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ . ग . ) 


( 2 ) 


श्रीमती आयरिन जोसांगपुई फिलस पति डॉ . डायमण्ड फिलस 
निवासी - चर्च ऑफ गॉड रोड, रिसाईपारा वार्ड 39 , 
जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ. ग. ) 


( 3 ) 


डॉ . क्रिसटोफर फिलस पिता डॉ . डायमण्ड फिलस 
निवासी - चर्च ऑफ गॉड रोड, रिसाईपारा वार्ड 39 , 
जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ. ग. ) 


( 4 ) 


क्रिस डैनियल फिलस पिता डॉ . डायमण्ड फिलस 
निवासी - चर्च ऑफ गॉड रोड, रिसाईपारा वार्ड 39 , 
जिला चिकित्सालय के पीछे, धमतरी ( छ. ग. ) 


5 . 


उनके उत्तरवादी और यहाँ गठित न्यास के वर्तमान न्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादनकर्ता और प्रबंधनकर्ता समाहित होंगे. 


6 . 


ट्रस्ट का उद्देश्य :- मसीही धर्म के अनुयायी एवं अपने अराध्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा एवं सेवा से प्रेरित होकर डॉ. डायमण्ड 
फिलस के द्वारा मसीही धर्म के विश्वास और सिद्धांत के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, पर्यावरण सरंक्षण, शिशु- कल्याण , 
वृद्धाश्रम, समाज सेवा एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए मानव सेवा के कार्य को सम्पादित करना. 


7 . 


अनुमानित मूल्य चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण :- ग्रेसलैण्ड फाउण्डेशन के पास चल सम्पत्ति के रूप में 5000 रु. विद्यमान 
है एवं वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है. 


8 . 


ट्रस्ट की आमदनी का साधन : - ट्रस्टीगणों एवं समाज के सदस्यों के द्वारा दिया गया दान एवं शासकीय एवं आशसकीय संस्थानों से 
प्राप्त अनुदान . 


226 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


9 . 


औसत 

कुल वार्षिक आमदनी 


निरंक 


10 . 


औसत कुल वार्षिक खर्च 


निरंक 


11. 


न्यासियों का पारिश्रमिक 


न्यासीगणों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी सेवा निःशुल्क है . 


योगिता देवांगन 
अनुविभागीय अधिकारी. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


